forest to tto 221 


REGISTERED No. p . 221 


IH 


Ah 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


मसाधारण 


EXTRAORDINARY 


1 


L 


ATT - - 3 3400 ( 11 ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( it) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


po 514 ] of frente etauit, fuerat 11, 1972 /ametatu 20, 1894 
No . 514 ) NEW DELHI,MONDAY, DECEMBER IT, 1972/AGRAHAYANA 20, 1894 


- Lin 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रक्षा जा Rो । 
Separate paging is given to this part in order that It may be filled 

AB a separate compilation 


MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

ORDER 

Nel Delhi, the 11th December 1972 
S . O . 742 ( E ) / 18A / IDRA / 72 . — Whereus by the Order of the Government of India 
in the late Ministry of Industrial Development and Compar : Aflairg (Department 
of Industrial Development) . No. S . O . 4460 / 18A / IDRA / 67, dated the 14th December, 
1967, (as amended from time to time) the management of the industrial undertaking 
known as Messrs Samastipur Central Sugar Company Limited , Samastipur, District 
Darbhanga (Bihar) has been taken over under clause (b ) of sub - section ( 1 ) of sec 
tion 18A of the Industries (Development and Regulation ) Act, 1951, (85 of 1951), for 
a period of five years up to and inclusive of the 13th December , 1972; 

And Whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the 
public interest that the management of the said industrial undertaking should con 
tinue for a further period of two years under the body of persons authorised by the 
Central Government (in the order mentioned above referred to as the Board of 
Management) ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by the proviso to sub 
section ( 2 ) of section 18A of the Industries (Development and Regulation ) Act , 1951 
( 85 of 1951) , the Central Government hereby directs that the order mentioned above 
shall conllnue to have effect for a further period up to and inclusive of the 13th 
December , 1974 . 

[No. 7 / 13 / 72 -C . U . C . ) 
K . S . BHATNAGAR . Jt. Secy. 


( 2027 ) 


2028 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ Part 11Sec . 3 (11)] 


प्रौद्योगिक विकास मंत्रालय 

प्रादेश 

नई दिल्ली , 11 दिसम्बर , 1972 
का० प्रा० 742 ( अ )/ 18 ए आई डी पार ए/ 72 -~-यत : भारत सरकार के भूतपूर्व प्रो 
द्योगिक विकाम और कम्पनी कार्य मन्त्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) के आदेश में का० प्रा० 
4460 / 18ए / आई डी पार प / 67, तारीख 14 दिसम्बर , 1967 , ( ममय- समय पर यथा 
संशोधित ), द्वारा मैमर्स ममस्तीपुर मेण्ट्रल शुगर कम्पनी लिमिटेड, ममस्तीपुर, जिला दरभंगा 
( बिहार ) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध , उद्योग ( विकास और विनियमन ) अधिनियम , 
1951 ( 1951 का 65 ) की धार 18क की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) के अधीन 13 दिसम्बर , 
1972 नक , जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया है ; 

और यत : केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि केन्द्रीय 
मरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के निकाय (जिमे उपरिणित प्रादेश में प्रबध-बोर्ड कहा गया है ) 
के अधीन उक्त प्रौद्योगिक उपक्रम का प्रबंध दो वर्ष की और प्रवधि के लिए जारी रखा आना 
चाहिए ; 

प्रत · अब , उद्योग ( विकाग और विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 65 ) की 
धारा 18 की उपधारा ( 2 ) के परन्तुक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

तद्वारा यह निदेश देती है कि उपरिणित आदेश 13दिसम्बर , 1974 तक को , जिसके अन्तर्गत 
मह तारीख भी है . और अवधि के लिए प्रभावी रहेगा । 

[सं० 4/13/72--मी०यू०सी०] 
के ० एस० भटनागर , मयुक्त सचिव । 


PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY TIIR MANAGER OF PUBLICATION . DELHI 


